IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 ज्येष्ठ 1936 ( श० ) 
संख्या 258 राँची , सोमवार 

2 जून , 2014 ( ई० ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
16 मई, 2014 / 26 वैशाख, 1936 ( शक ) 


संख्या-434/ झार -वि .स./ 2009 ( 2)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ( 1951 का 43) की धारा 22 की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राज्य के विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से सम्बंधित तारीख 5 दिसम्बर, 2003 की अपनी 
अधिसूचना संख्या 434 / झार- वि .स./2003 ( 2) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है | अर्थात् : 


___ उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में दर्शायी गयी प्रविष्टियों से सामने विद्यमान 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 2 जून , 2014 


क्रम. सं० 


सहायक रिटर्निंग आफिसर 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का 
नाम और क्रम संख्या 


2 


1 . 


16- पोडैयाहाट 


जिला कल्याण पदाधिकारी , गोड्डा 


2. 


18 - महागमा 


| जिला आपूर्ति पदाधिकारी , गोड्डा 


आदेश से , 


आर. के . श्रीवास्तव, 


प्रधान सचिव , 


भारत निर्वाचन आयोग | 


उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अभय कुमार राव , 


संयुक्त मुख्य निर्वाचन 


पदाधिकारी- सह - संयुक्त - सचिव | 


ŞIRCUS JGC (3HTERUT) HHOR , 2 JA , 2014 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


16th May , 2014 / 26 Vaishakha, 1936 (SAKA ) 


No. 434 / JKD -LA / 2009 (2 )-- In exercise of the powers conferred by sub -Section ( 1) 
of section 22 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951), the Election 
Commission hereby makes the following amendments in its Notification No.434 / JKD 
LA / 2003 (2 ) dated 5th December, 2003 as amended from time to time, relating to appointment 


of Assistant Returning Officer for Assembly Constituencies in the State of Jharkhand namely ; 


In the place of the existing entries against column 2 of the table appended to the 


said Notification , the following entries shall be substituted : 


Assistant Returning Officer 


S .No. No. and Name of the Assembly 

Constituency 


16 -Poreyahat 


District Welfare Officer,Godda 


2 . 


18 -Mahagama 


District Supply Officer, Godda 


By order, 


R . K . SRIVASTAVA , 


PR . SECRETARY 


ELECTION COMMISSION OF INDIA . 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

SIRGUS JGTC (37HTERUT) 25850 || 


